रजिस्ट्री सं . डी . एल. - 33004/ 99 


REGD. No. D . L.- 33004/99 


. 


: 
. 


भारत की राजपत्र 


सत्यमेवजयते 


The Gazette of India 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 --- उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3– Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


IND - 


LI 


- 


. 


PLE 


- 


- 


सं. 758 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , नवम्बर 23 , 2000 / अग्रहायण 2 , 1922 
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 23, 2000 /AGRAHAYANA 2 , 1922 


No. 7581 


% D 


- 


- 


- 


. 


दिल्ली विकास प्राधिकरण 
( मुख्य योजना अनुभाग ) 

सार्वजनिक सूचना 

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2000 
का . आ . 1045( अ )... केन्द्र सरकार का दिल्ली मुख्य योजना - 2001/ क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव 
है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है । प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो 
अथवा कोई सुझाव देना हो तो वह अपनी आपसि/ सुझाव सूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अन्दर आयुक्त - एवं - सचिव , 
दि .वि . प्रा ., विकास सदन, " बी " ब्लॉक , आई. एन. ए., नई दिल्ली को लिखित रूप में भेज सकता है । आपत्ति करने/सुझाव देने वाला व्यक्ति अपना 
नाम और पता भी दें । 

संशोधन - -- 
" ओन एम , एन और पी पार्ट ( नरेला उप नगर ) में आने वाले लगभग 2366 हैक्टेयर ( 5844. 02 एकड़ ) क्षेत्रफल, जो पूर्व में विद्यमान 
उसरी जोन रेलवे लाइन, दक्षिण/दक्षिण पूर्व में प्रस्तावित 100 मीटर चौड़ी सड़क होलम्बी कलां सड़क , पश्चिम में प्रस्तावित बथाना पूठ 
खुर्द रोड़ ( 60 मीटर मार्गाधिकार ) और उत्तर में प्रस्तावित 80 मीटर चौड़ी सड़कादरियापुर नाले / गैस पाइप लाइन से घिरा हुआ है, के भूमि 
उपयोग को " ग्रामीण उपयोग जोन " से निम्नलिखित में बदला जाना प्रस्तावित है : 
1. आवासीय 

721 हैक्टेयर फेज - II 
2. व्यावसायिक 

233 हैक्टेयर ( फेज- [ में 37.34 हैक्टेयर ) 
3. विनिर्माण 

460. 41 हैक्टेयर ( फेज - 1 में 460. 41 हैक्टेयर ) 
4. सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं 

104 हैक्टेयर (फेज-1 में 29. 06 हैक्टेयर ) 
5 . मनोरंजनात्मक 

454 हैक्टेयर (फेज- 1 में 111. 20 हैक्टेयर ) 
6. उपयोगिता 

104 हैक्टेयर ( फेज -I में 39. 20 हैक्टेयर ) 
7 . परिवहन 

289. 59 हैक्टेयर ( फेज- 1 में 25.39 हैक्टेयर ) " 


3213 GL/ 2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY _ _ _ [PART II — Ser: 3(ii )] 
___ 2. प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपयुक्त अवधि के अंदर सभी कार्य-दिवसों में संयुक्त निदेशक, मुख्य 
योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई. पी . एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपलब्ध रहेगा । 

( F . 1945- 20 ( 5 ) 97 /V4. . ] 

विश्व मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव 
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY 
. . Master Plan Section ) 

BLIC NOTICE 

- New Delhi, the 23rd November ,2000 
S . O . 1045 ( E ).-- The following modification which the Central Government propose to make in the Master 
Plan for Dellu 2001/ Zonal Development Plan , is hereby published for public information . Any person having any 
objection / suggestion with respect to the proposed modification may send the objection / suggestion in writing to the 
Commissioner -cum - Secretary , Delhi Developinent Authority , Vikas Sadan , B Block , INA, New Delhi, within a period 
of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objection /suggestion should also give his /her 
name and address . 
MODIFICATION 

The land use of an area measuring about2366 ha. (5844 .02 acres) Talling in Zone M , N & P Part (Narela Sub 

City ) and bounded by existing North Zone Railway line in the east , proposed 100 mt.wide road Holambi Kalan 
i! " Road in the South /South East, proposed to Bawana Pooth Khurd Road (60 mt.RW ) in the West, and proposed 

80 mt. wide road /Darya Pur Drain /Gas pipe line in the North , is proposed to be changed from “ Rural Use 
Zone " to : 
1. Residential 

721 ha. Phase I 
2 . Commercial 

233 ha . (37 . 34 ha, in Phase I) - 
3. Manufacturing 

460 .41 ha (460 .41 ha . in Phase 1) 
4 . Public & Semi Public facilities 

104 ha . (29 .06 ha. in Phasc I) 
5 . Recreational 

454 ha . ( 111. 20 ha , in Phase 1) 
6 . Utility 

104 ha . (39.20 ha. in Phase I) 
7. Transportation 

289.59 ha. (25.39 ha. in Phase I) 


2. The plan indicating the proposed modification will be available for inspection at the office of the Joint 
Director, Master Plan Section , 6th Floor, Víkas Minar, I.P . Estate, New Delhi on all working days, during the period 
referred above. 

[No. F . 20 (5) 97/MP] 
V. M . BANSAL , Commissioner-cum -Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayaputi, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Dellui - 110054 . 


